निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 कार्तिक 1940 ( श० ) 
( सं० पटना 958 ) पटना , बुधवार , 31 अक्तूबर 2018 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

15 अक्तूबर 2018 
सं0 नि प्रा० /नि० 5- 06 / 2017 खण्ड - VII - 1071 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या -968 
दिनांक 24.09. 2018 द्वारा अधिसूचित फतुहाँ व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0 का निर्वाचन कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से 
अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है । 

2. उक्त अधिसूचना की शेष बाते यथावत रहेंगी। 


आदेश से , 
गिरीश शंकर , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 958 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


